रजिस्ट्री संडी. एल - 33004/98 


REGD . NO. D . L .-33004 / 98 


मायबापत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


TART 1 


भाग I - खण्डन 
PART |- -Section 1 
प्राधिकार से प्रकाशित 


1 . 


I . 


. 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 113 ] 
No. 113 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 22, 1998 / पयेष्ठ 1, 1920 
NEW DELHI, FRIDAY,MAY 22, 1998/ JYAISTHA 1, 1920 


वित्त मंत्रालय 
( मार्थिक कार्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 मई, 1998 
फा . सं . 15 / 1 / 96 - एन . एस .- IL . - भारत सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्यविभाग ) की अधिसूचना सं. एफ . 2/ 14/ 89 - एन. एस .- 1 
दिनांक 7 जून, 1989 में यथा- अधिसूचित सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारी जमा योजना, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात : 

1. " सेवानिवृत्ति " लाभों से संबंधित पैरा 3 ( ष ) में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् : 
( 1 ) पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप उपरोक्त ( 1) से (5 ) में यथानिर्दिष्ट सेवानिवृत्ति लाभों की 

बकाया राशि । 
2. खाता खोलने के संबंध में पैरा 4( 5) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" अमाकर्ता इस योजना के अधीन एक ही खाता खोल सकता है परन्तु जिन मामलों में सेवानिवृत्ति लाभ भिन्न - भिन्न तारीखों पर प्राप्त 
हुए हैं , इस खाते में एक से अधिक निक्षेप किए जा सकते हैं । 
परन्तु एक सरकारी कर्मचारी जो 1 - 1 - 1996 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुआ है और जिसने सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने 
पर प्रारंभ में खाता नहीं खोला है और जिसे पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप संशोधित 
सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हुए हैं , खाता खोल सकता है और इस बकाया राशि का इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बारह माह . 
अथवा संशोधित सेवानिवृत्ति लाभों के प्राप्त होने की तारीख से तीन माह , इनमें से जो भी बाद में हो, के अन्तर्गत जमा भी कर सकता 


एस. डी . पॉल , अवर सचिव 
टिप्पणी : इस संशोधन से पूर्व, 7 - 6 - 1989 को अधिसूचित जमा योजना में अधिसूचना सं . एफ . 2/ 14/ 89 - एन . एस .- II दिनांक 10 - 8 - 1989 , सं. एफ . 

2/ 14/ 89 - एन . एस. - II दिनांक 12 - 10 - 1989 , सं. एफ . 2/ 14/ 89 - एन . एस . -II दिनांक 9 - 3-- 1990, सं . एफ . 15/ 1/ 93 - एन . एस .--II 
दिनांक 15- 3- 1993, सं. एफ . 15 /2/93 - एन . एस. - II दिनांक 11- 11- 1993 और सं. एफ. 15/ 2/93 - एन. एस.-II दिनांक 18- 2 -1994 
के तहत संशोधन किया गया था । 


1396GI/ 98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I- Sec. 1] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

NOTIFICATION 
Now Delhi, the 22nd May, 1998. 


F . No. 15/1 /96 -NS- II. - - The Governmentof India hereby makes the following amondments in the Deposit Scheme for 
Retiring Government Employcos, 1989 as notified in the Ministry of Financo , (Dopartment of Economic Affairs ) Notification 
No . F. 2/14/89 -NS- II dated 7th June, 1989 , namely : 


1. In paragraph 3 (d ) relating to Retirement benefits , the following shall be added , namely : 


( vi) 


Arrears of retirement benefits , as defined in (i) to (v), above consequent on implementation of the recom 
mondations of Vth Pay Commission . 


2 . In paragraph 4 (c) relating to opening of Account, the following shall be substitutod , namely - 


" A depositor may open only one account under this Schemo, provided that where the retirement benefits 
have been received on different dates more than one deposit can be made in this account. Such deposits shall 
bemade within 3 months from the date of receiving that retirement benefits from the Government. 


Provided that a Government Employee who has retired on or after 01-01- 1996 and has not opened an account 
initially on receiving the retirement benefits and has received /will be receiving revised retirement benefits 
consequent on the acceptance of the rocommendations of Fifth Pay Commission Report, may open an ac 
count and also make doposits of such arrears within twelve months from tho date of issue of this notification 
or three months from the date of roceipt of the revised retirement benefits , whichever is later " . 


S .DÖ PÄUL, Under Secy . 


Note : Prior to this amendment, the Deposit Scheme notified on 07 - 06 - 1989 was amondod vido notification No. F .2 / 14 /89 . 

NS- U dated 10 - 08 - 1989 , No. F . 2 / 14 /89 -NS - U dated 12 - 10 - 1989 , No. F . 2 / 14 /89 -NS - II datod 09- 03 - 1990 , No. F . 
15 / 1 /93 -NS - II dated 15 - 3 - 1993 , No . F . 15 /2 / 93 -NS - II dated 11- 11 - 1993 and No. F . 15 /2 /93 -NS - II dated 18 - 02 -1994 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapui, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1998 


